निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 914) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अगस्त 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


निविदा सूचना 

5 अगस्त 2015 
01 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च 2019 तक पेट ( PET ) बोतल में मसालेदार देशी शराब का निर्माण कर 
बी0एस0बी0सी0एल0 ( BSBCL ) को थोक आपूर्ति करने के हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा । 

___ सं0 11 / उ0नि0म0) - 02 - 01 / 2014.- 2411 — बिहार राज्य में मसालेदार देशी शराब के मद्य भंडागार से 
बी0एस0बी0सी0एल0 के गोदामों में 01.09. 2015 से 31 मार्च 2019 तक छोआ से निर्मित संशोधित सुषव ग्रेड - 1 -IS 
323 / 1959 ( जो IS Specification No .- IS 5287 / 2005 के तहत निर्मित हो ) से मसालेदार देशी शराब का 
निर्माण कर PET ( Polyethylene terephthalate) बोतलों में आपूर्ति करने हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने 
के निर्मित वार्षिक नवीकरण की शर्त पर , उत्पाद प्रपत्र - 27 क में अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु राजस्व पर्षद / राज्य 
सरकार इच्छुक व्यक्तियों / पार्टनरशिप फर्मो / कम्पनी / आसवनगृह से निविदा आमंत्रित करती है । मसालेदार देशी शराब 
की आपूर्ति के निमित निविदा इसके साथ संलग्न सूची - 2 में उल्लेखित प्रपत्र क में समर्पित की जा सकती है । निविदा 
हेतु समर्पित लिफाफे के उपर " पेट ( PET ) बोतलों में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति " लिखा रहे । मुख्य 
लिफाफे में दो अलग - अलग लिफाफे होंगे । (1) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में तकनीकी कागजात रखे जायेंगे एवं 
उस पर मोटे अक्षरों में " तकनीकी निविदा " लिखा जायेगा । (II ) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में तीन आपूर्ति के लिए 
अलग - अलग लिफाफे में मात्र आपूर्ति दर रखी जायेगी । तकनीकी निविदा वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा एवं 
निविदा तकनीकी रूप से Qualify करने पर ही वित्तीय निविदा वाले लिफाफे को खोला जायेगा । निविदा उत्पाद 
आयुक्त, बिहार , पटना के विकास भवन , नया सचिवालय, पटना - 800015 स्थित कार्यालय में दिनांक 27 .08. 2015 के 
11. 00 बजे पूर्वाहन तक पहुँच जानी चाहिए जिसे उसी दिन 12: 00 बजे अप0 में निविदादाताओं के समक्ष आयुक्त 
उत्पाद अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी / समिति द्वारा खोली जाएगी । 

निविदा की शर्ते 

( क ) अर्हता: 
(i) निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी / आसवनगृह को , राज्य या राज्य के बाहर 

देशी शराब / मसालेदार शराब के निर्माण एवं आपूर्ति करने का कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ 
कार्यकलाप ( आपूर्ति ) संतोषप्रद होना चाहिए । कार्यरत आसवनगृहों को तीन वर्ष के अनुभव संबंधी अर्हता में 


( ii ) 


( ii ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 
छूट होगी परन्तु निविदा में मात्र कार्यरत आसवनगृह ही भाग ले सकेंगे तथा उन्हें कार्यरत होने का साक्ष्य देना 
होगा । 
राज्य के बाहर के सभी आसवनी को अपनी उत्पादन क्षमता एवं विगत वर्ष ( 2012 - 13, 2013 - 14, 2014 - 15 ) 
में छोआ से निर्माण किये गये संशोधित सुषव / संशोधित सुषव ग्रेड - 1 की विवरणी देनी होगी । गत 3 वर्षों में 
कम से कम 50 लाख BL औसत संशोधित सुषव / सुषव ग्रेड - 1 प्रतिवर्ष का उत्पादन साक्ष्य होने पर ही 
आसवनी संबंधी छूट देय होगी । 
कंडिका 2(1) में वर्णित 3 वर्ष का अनुभव गत 10 वर्षों ( वर्ष 2004 - 05 से 2014 - 15) के मध्य का होना चाहिये । 
इसके पूर्व का अनुभव मान्य नहीं होगा । 
आवश्यक वित्तीय कागजात (तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखें जाये ): 
तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जाएंगे: 
निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाता को " 0039 - राज्य उत्पाद शुल्क - देशी स्पिरिट भट्ठी- स्पिरिट 
शुल्क " बजट शीर्घ के अधीन कोषागार चालान या आयुक्त उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत 
( Pledged ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण - पत्र / रिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में रू0 
50 ,00 ,000 / - (पचास लाख रूपये) की राशि जमा कर निविदा के साथ उपस्थापित करनी होगी । असफल 
निविदादाताओं को जमानत की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी । निविदादाता को प्रक्षेत्र का आवंटन 
निर्धारित दर पर किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा इस दर पर आपूर्ति से इंकार करने पर उसकी जमानत 
राशि जब्त कर ली जाएगी तथा भविष्य के लिए उसे काली सूची ( Black List ) में डाल दिया जाएगा । 
तीन वर्षों की अनुभव अवधि में निविदादाता का प्रतिवर्ष 50,00, 000 / - (पचास लाख) रूपये का टर्नओवर 
(Turnover) हो , इसका साक्ष्य देना होगा । साक्ष्य के रूप में निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा ऑडिटेड 
बैलेंस शीट संलग्न करना होगा । 
बोटलिंग प्लान्ट के संभावित निवेश में कम से कम 30 % न्यूनतम रू0 3500000 / - (पैंतीस लाख रूपये ) 
Margin Money निविदादाता का होगा । इस राशि की Credit संबंधी उपलब्धता के संबंध में साक्ष्य (बैंक 
में उपलब्ध राशि / बैंक का प्रमाण - पत्र ) अनुसूची - 4 में देना होगा ( अथवा निविदादाता का Chartered 
Accountant द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षो का Balance Sheet संलग्न करना होगा, जिसमें इतनी 
राशि की उपलब्धता प्रमाणित हो ) । 
आवेदन के साथ नवीनतम दायर आयकर रिटर्न ( वर्ष 2013- 14 ) आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के 
साथ, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो , की मूल प्रति होनी चाहिए । ई - रिटर्न दायर करने की स्थिति 
में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित हो , जमा करना होगा । 
निविदा के साथ संलग्न अनुसूची - 2 के प्रपत्र - क में निविदादाताओं द्वारा अपने स्थायी निवास एवं व्यवसाय का 
पता अंकित करना आवश्यक होगा । यदि निविदादाता कोई निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो सभी 
पार्टनर / निदेशकों की सूची ( उनके पूरे पते के साथ ) तथा DIN Number, हर कम्पनी का निबंधन पत्र , 
पार्टनरशिप डीड / मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स अभिलेखों को निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा । 
इसके बिना निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी । 
आवश्यक अन्य कागजात ( तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखें जाये ): 
आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण - पत्र, जो स्थायी निवास स्थान अथवा नियमित कारोबार से संबंधित क्षेत्र के 
सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / एस0डी0ओ0 / एस. डी. पी. ओ.) द्वारा मूल रूप में प्रदत्त 
होना चाहिए जो निविदा प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पहले का नहीं हो । यदि निविदादाता कोई 
निबंधित फर्म या कम्पनी हो तो उल्लेखित चरित्र प्रमाण - पत्र की आवश्यकता नहीं है अपितू सक्षम पदाधिकारी 
( रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) का इस बिन्दु पर प्रमाण - पत्र मूल रूप में संलग्न हो कि कम्पनी परिसमापन 
(लिक्वीडेशन ) में नहीं है तथा यह चालू हालत में है । यह प्रमाण - पत्र निविदा प्रकाशन से तीन माह से अधिक 
पहले का नहीं हो । पार्टनरशिप फर्म के मामले में भी सभी साझेदार का चरित्र प्रमाण - पत्र देना बाध्यकारी 
होगा । 
निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनके विरूद्ध 
किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज अथवा लंबित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय द्वारा वह सजायाफ्ता 
नहीं है , लेकिन निविदादाता के निबंधित फर्म या कम्पनी होने पर उल्लेखित शपथ - पत्र समर्पित करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ - पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध उत्पाद राजस्व का कोई 
बकाया नहीं है । यदि पूर्व में अनुज्ञाधारी रद्द कर दी गई हो तब उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । 
बाद में भी ऐसी सही सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी । यदि निविदा स्वीकृति के बाद भी 
उनके विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पाद राजस्व बकाया की सूचना मिलती है तो नोटिस देन के एक माह के 
अन्दर बकाये का पूर्ण भुगतान नहीं करने पर निविदा की स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी । 


(iv) 


( ग ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2015 


B 


EDDDDEE 


निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ - पत्र कि 
" उनकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है । " 
निविदादाता को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे के प्रक्षेत्रों की प्राथमिकता सूची रखनी होगी । 

उपरोक्त कागजातों में से कोई भी कागजात नहीं होने पर अथवा सही नहीं होने पर ऐसे 
निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जाएगी अथवा उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी । 
अन्य शर्तेः 
प्रत्येक सफल निविदादाता को प्रतिभूति के मद में 20 लाख रू0 की बैंक गारन्टी, जो निविदा की सम्पूर्ण 
अवधि समाप्ति के छ: माह बाद तक वैध हो , देनी होगी । बैंक गारन्टी के बदले आयुक्त उत्पाद , बिहार , पटना 
के नाम से थातीकृत ( pledged ) राष्ट्रीय बचत पत्र भी दिया जा सकता है । निर्धारित अवधि में प्रतिभूति नहीं 
देने पर उनकी निविदा रद्द की जा सकेगी । सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के मद में डिमांड ड्राफ्ट 
जमा करता है तो निविदा की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर उन्हें थातीकृत 
राष्ट्रीय बजट प्रमाण - पत्र अथवा बैंक गारन्टी जमा करना होगा । 
निविदादाताओं को निविदा प्राप्ति के निर्धारित Grant sanction order letter में निर्धारित विहित समय 
सीमा के अन्दर उस प्रक्षेत्र के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति 
सुनिश्चित करने एवं पेट बोतल के निर्माण लिए निम्नांकित संयत्र स्थापित करना होगा: 
Injection Stretch Blow Molding Machines (ISBM), जो पूरे जोन के एक दिन की खपत हेतु 
Granules आधारित PET बोतल तैयार कर सके अथवा प्री फॉर्म मोडयूल से बोतल बनाने के लिए ब्लोईग 
मशीन स्थापित करना होगा । 
निर्माणशाला में मद्य मस के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था के लिए डिप बोरवेल की व्यवस्था एवं भंडारण 
हेतु टैंक की व्यवस्था करनी होगी । 
पेट बोतल में भराई के लिए आवश्यक ऑटोमेटिक बोटलिंग मशीन जो पूरे प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित MGQ के 
अनुरूप आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो । 
सुषव के भंडारण के लिए माईल्ड स्टील का ओ0पी0 भैंट जो संबंधित क्षेत्र के 15 दिनों के लिए निर्धारित 
MGQ के अनुसार भंडारण के लिए योग्य हो , स्थापित करना होगा । 
आपूर्ति प्रक्षेत्र में मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में मद्य ह्मस कुण्ड, जो प्लास्टिक के बने 
हों तथा फूड ग्रेड के मानक के अनुरूप हो , स्थापित करना होगा । 
आवंटित प्रक्षेत्र के मासिक निर्धारित MGQ के अनुरूप प्रतिदिन बोतलों में शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने 
हेतु निर्धारित मात्रा में बोतल की आपूर्ति करने के लिए कार्टून में पैक करके तैयार रखना होगा । 
मद्यपूरित तैयार बोतल को रखने हेतु भंडारगृह जिसकी क्षमता कम से कम दो दिनों के खपत के 
अनुरूप / बराबर हो , स्थापित करना होगा । 
विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु आवश्यक डीजल जेनेरेटर की व्यवस्था करनी होगी । 
सभी निविदादाताओं को छोआ से निर्मित संशोधित सुषव ग्रेड - 1 IS 323 / 1959 (IS Specification No . 
IS 5287/ 2005 के तहत ) मसालेदार देशी शराब का निर्माण करने की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित 
करनी होगी । उत्पाद विभाग का सुषव " ग्रेड - 1 या उच्चतर उपलब्ध कराने का Commitment नहीं 
होगा । राज्य में उपलब्ध संशोधित सुषव ग्रेड - 1 की उपलब्धता के आधार पर सभी आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक 
माह में संबंधित प्रक्षेत्र के MGQ / खपत के आधार पर समानुपातिक रूप से आकलित कर समान रूप से 
सुषव का आवंटन किया जायेगा । MGQ / खपत के कम से कम 30 प्रतिशत के समतुल्य सुषव की व्यवस्था 
प्रत्येक माह उन्हें स्वयं राज्य के बाहर अपने श्रोत से सुनिश्चित करनी होगी । यदि यह पाया जाता है कि 
चयनित निविदादाता MGQ / खपत के अनुसार आवश्यक सुषव की व्यवस्था अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं 
तो उनका अनन्य विशेषाधिकार तुरंत रद्द किया जा सकेगा । 
PET बोतल में बनाने में व्यवहार किये जाने वाले पेट्रोलियम ग्रेन्यूल्स / प्रीफॉर्म का लेखा रखना होगा तथा इसे 
निर्माणशाला में पदस्थापित पदाधिकारी के समक्ष संचय करना होगा । 
उत्पाद अधिनियम की धारा 22( G ) के अधीन सफल निविदादाता जिन्हें अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया 
जाएगा , अनुज्ञप्ति प्राप्त करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा एक वर्ष के लिए सरकार / राजस्व पर्षद द्वारा पूर्व से 
निर्धारित अनुज्ञप्ति शर्त्त - 3 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क 20 लाख रूपये एक मुश्त जमा करना होगा निर्धारित 
निर्माणशाला के लिए भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित विहित रीति से करना होगा । तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष विभाग 
द्वारा निर्धारित रीति से नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा । 
निर्माणशाला के सभी कार्य के प्रबंधन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक निर्माणशाला में निरीक्षक 
उत्पाद / अवर निरीक्षक उत्पाद / उत्पाद लिपिक और उत्पाद सिपाही पदस्थापित रहेगें जिसका पदस्थापन 
सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा । 


w 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 
उत्पाद पदाधिकारी / कर्मियों के पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति एवं प्रत्येक मद्य भंडागार के बोटलिंग प्लांट में उनकी 
संख्या के संबंध में विभाग / आयुक्त उत्पाद , बिहार , पटना का विनिश्चय अंतिम और विनिर्माता पर बाध्यकारी 
होगा । अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माणशाला परिसर में प्रभारी पदाधिकारी / कर्मी के लिए समुचित भवन भी उपलब्ध 
कराएगें तथा निर्माणशाला के भीतर अधिकारी के उपयोग के लिए यथा अपेक्षित कार्यालय, फर्नीचर , 

साज - सज्जा एवं स्टेशनरी की आपूर्ति करेगें । 
( vii ) विनिर्माणशाला में पदस्थापित पदाधिकारी / कर्मचारी के वेतन, भत्तों आदि पर होने वाले व्यय का वहन भी 

विनिर्माता को करना होगा । 
( viii) मसालेदार देशी शराब के विनिर्माणशाला के संचालन हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक नवीकरण की 

शर्तो के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाएगी । 
सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में 3( तीन ) प्रक्षेत्रों का गठन कर प्रत्येक में पूर्णतः स्वचालित 
प्लांटयुक्त विनिर्माणशाला की स्थापना की जाएगी । 
मसालेदार देशी शराब का निर्माण बिहार मसालेदार देशी शराब बोटलिंग नियमावली 1976 ( यथा संशोधित ) के 

प्रावधानों के अधीन करनी होगी । 
3. आपूर्ति मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया : - 

अध्यक्ष - सह - सदस्य , राजस्व पषर्द की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति द्वारा 35° यू0पी0 शक्ति की 
मसालेदार देशी शराब के 200ml , 300ml एवं 600ml Packsize के लिए आधार दर ( Base 
Rate) तय किया गया है जो निम्नवत् है: 


( i) 


अध्य 


200ml 
7.38 


आधार दर ( Base Rate) 

300ml 
10. 44 


600ml 
20. 20 


(ii ) 


यह बेस रेट बी0एस0बी0सी0एल0 के गोदाम में पहुँचा कर ( सभी प्रकार के लागत सहित ) होगा परंतु 
VAT आदि का मूल्यांकण इसके बाद किया जायेगा । इसी दर पर भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया जायेगा । 
आधार दर एवं निविदा दर के मध्य की अन्तर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा आगे की कंडिकाओं में दी 
गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार को करना होगा । 
अनुमोदित थोक मूल्य का पुनर्विलोकन निविदा के आरम्भ होने के पश्चात्पर प्राधिकृत समिति द्वारा किया जा 
सकेगा । प्राधिकृत समिति कच्चे माल की कीमत , पैकेजिंग, परिवहन व्यय , कर, श्रम खर्च एवं अन्य व्ययों में 
वृद्धि / कमी का ध्यान रखेगी तथा मूल्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्यक वार्ता के पश्चात 
आवश्यक समझे जाने पर प्राधिकृत समिति थोक मूल्य का पुनर्निधारण कर सकेगी । 

दादाता द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हए 300ml के पैक साइज हेतु अपनी निविदा 
सीलबंद दूसरे लिफाफे में दी जायेगी जिसे मुख्य लिफाफे में रखा जायेगा एवं लिफाफे पर "वित्तीय 
निविदा लिखा रहेगा । 300ml के पैक साईज के लिए प्राप्त निविदा दर के आधार पर ही 
निविदादाताओं के बीच सफल निविदादाता का चयन किया जायगा । 200ml एवं 600ml हेतु प्राप्त 
निविदा दर को निविदा निर्धारण में आकलित नहीं किया जायेगा । 200ml एवं 600ml के पैक 
साइजों का निविदित दर 300ml पैक हेतु निविदित्त दर का 0.6677 एवं 1.7289 गुणा मानी 
जायेगी । 
निविदादाताओं द्वारा बेस रेट को ध्यान में रखते हुए अपनी निविदा दी जायेगी । बेस रेट से अधिक की निविदा 
अनुमान्य नहीं होगी एवं अस्वीकृत कर दी जायेगी । 
विभाग द्वारा तय बेस रेट एवं L1 निविदादाता द्वारा दी गयी निविदत्त न्यूनतम दर की अंतर राशि के आधार 
पर पूरे वर्ष के MGQ के आधार पर गणना की जायेगी तथा यह राशि 3 - 3 माह की बराबर किस्तों में 
निविदादाता को राज्य सरकार को देनी होगी । इसमें से पहली किस्त निविदा का अतिमीकरण होने की तिथि 
से सात दिनों के अन्दर जमा करनी होगी तथा इसके पश्चात प्रत्येक 3 माह की किस्त 15 सितम्बर, 15 
दिसम्बर, 15 मार्च, तथा 15 जून तक जमा करनी होगी । समय पर किस्त जमा न करने पर Privilege रद्द 
कर दी जायेगी । निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी शराब की मात्र MGQ से अधिक है तो अन्तर राशि खपत 
के अनुसार जमा करनी होगी । आपूर्ति की गयी शराब MGQ से कम होने पर अंतर राशि की गणना MGQ 
के आधार पर होगी । यह Reconcillation प्रत्येक 03 माह पर होगा एवं अंतर राशि की वसूली 01 माह में 
कर ली जायेगी । 


( v ) 


( vi ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2015 


(ii) 


4 . प्रक्षेत्र का आवंटन : 
(i) प्रक्षेत्र विशेष में आपूर्ति हेतु आवंटन का आधार उस प्रक्षेत्र हेतु उपलब्ध निविदाओं में से न्यूनतम दर (L -1 ) का 

होगा । 
सभी प्रक्षेत्रों के लिए अलग - अलग लिफाफे द्वारा निविदा दी जायगी । प्रत्येक हर लिफाफे पर प्रक्षेत्र का नाम 
अंकित रहेगा । 
प्रक्षेत्र - 1 का आवंटन: - प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए अलग - अलग सीलबंद लिफाफे में आपूर्ति की दर का उल्लेख 
करना होगा । लिफाफे पर प्रक्षेत्र का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है, अंकित रहेगा । निविदा का निर्धारण 
उस प्रक्षेत्र के लिए सबसे कम दर पर आपूर्ति दर (L1 ) को आवंटित की जाएगी । जिस निविदादाता को प्रक्षेत्र 
का आवंटन किया जाएगा, उसके अन्य अन्य प्रक्षेत्र के लिए समर्पित वित्तीय लिफाफे नहीं खोले जाएंगे । 
प्रक्षेत्र - 2 के लिए सभी निविदादाताओं की ( प्रक्षेत्र - 1 के आवंटी निविदादाता को छोड़कर) वित्तीय निविदा 
खोली जाएगी । न्यूनतम निविदत्त दर पर निविदा का आवंटन किया जाएगा । 
प्रक्षेत्र - 3 के लिए ( प्रक्षेत्र - 1 और 2 के आवंटी निविदादाता को छोड़कर ) सभी निविदादाताओं की वित्तीय 
निविदा खोली जाएगी और सबसे कम आपूर्ति दर वाली निविदादाता को प्रक्षेत्र - 3 आवंटित किया जाएगा । 
निविदा में 300ml की पैक साइज के लिए निविदित्त दर ही आधार होगा । प्रत्येक निविदादाता वित्तीय निविदा 
में 300ml के दर अंकित करेंगे । इसी के आधार पर बेस रेट और निविदत्त के बीच की अन्तराशि की देयता 

होगी । 
( iii) मसालेदार देशी शराब का निर्माण संशोधित सुषव ग्रेड - 1 – IS 323 / 59 से किया जाएगा । उसकी पैकेजिंग 

200ml , 300ml एवं 600ml के PET BOTTLE में की जाएगी, जिस पर Pilferage Proof ( PP ) Cap 
एवं Hologram लगाया जाएगा ताकि Imitation की संभावना न रहे । Hologram की आपूर्ति विभाग 
द्वारा की जाएगी जिसपर हुए व्यय का भुगतान विनिर्माता द्वारा किया जायगा । इसके लिए आपूर्ति हेतु 
निर्धारित दर में Hologram का मूल्य जोड़कर अलग से मूल्य का निर्धारण विभाग द्वारा बाद में किया 
जाएगा । अतः निविदादाता अभी निविदा में होलोग्राम लगाने की दर include न करें ऐसा करने पर निविदत्त 

दर में से इसे घटाया नहीं जायेगा । 
(iv) निविदा की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त मानी जाएगी तथा इसके उल्लंघन की स्थिति में उत्पाद अधिनियम की 

धारा 42 के तहत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जाएगी अथवा धारा 4208 ),( h) के तहत अर्थदण्ड लगाया जा 
सकेगा । 
यदि किसी प्रक्षेत्र में किसी कारण से विशेषाधिकार ( Privilge) रद्द किया जाएगा तो उक्त प्रक्षेत्र में अन्य 
प्रक्षेत्रों के निविदादाताओं के मध्य सीमित निविदा कर प्रक्षेत्र आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 

सरकार के सचिव । 
अनुसूची - 1 
पेट बोतल में मसालेदार देशी शराब विनिर्माण प्रक्षेत्र 
प्रक्षेत्र - 1 (तिरहुत , सारण, दरभंगा प्रमण्डल के जिले ) 


क्र० 


प्रमण्डल का 
नाम 


क्र० 


जिला का नाम 


1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का 

उठाव की स्थिति 


पूर्वी चम्पारण 


10000 


wNo. 


प0 चम्पारण 


60000 


300000 


तिरहुत 
प्रमण्डल 
मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर 
वैशाली 


5000 


5000 


सीतामढ़ी 
शिवहर 
टोटल 


0 


380000 


गोपालगंज 


2000 


सारण 


2 


सारण 


2000 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 

सीवान 
टोटल 


2000 


6000 


10 


11 


दरभंगा 


12 


3 


c 


दरभंगा 

5000 
समस्तीपुर 

22000 
मधुबनी 

5000 
टोटल 

32000 
A + B + C का योग 

418000 
__ प्रक्षेत्र - 2 ( पूर्णियाँ , कोशी, भागलपुर प्रमण्डल के जिले ) 

__ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का 
जिला का नाम 
क्र० 

उठाव की स्थिति 


क्र० 


प्रखण्ड का 

नाम 


5000 


पूर्णियाँ 
अररिया 
किशनगंज 


49042 . 37 


पूर्णियाँ 


5000 


कटिहार 


5000 


टोटल 


64042. 37 


सहरसा 


52644. 15 


कोशी 


391617. 91 


सुपौल 
मधेपुरा 
टोटल 


25651. 86 


469913. 92 


18792. 15 


भागलपुर 


15 


24889 . 8 


भागलपुर 
बांका 

टोटल 
A + B + C का योग 


43681. 95 
577638. 24 


प्रक्षेत्र - 3 ( पटना, मगध एवं मुंगेर प्रमण्डल के जिले ) 

___ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का 
जिला का नाम 

उठाव की स्थिति 


प्रखण्ड का 
नाम 


क्र0 


क्र० 


पटना 


10000 


50000 


भोजपुर 
बक्सर 


60000 


पटना 


रोहतास 


10000 


कैमूर 


5000. 00 


नालन्दा 


टोटल 


10000 
145000 
10000 


गया 


मगध 


जहानाबाद 


50000 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2015 


अरवल 


50000 


10 


नवादा 


50000 


11 


10000 


170000 


12 


40000 


13 


5000 


14 


20000 


मुंगेर 


औरंगाबाद 
टोटल 
लखीसराय 
शेखपुरा 

जमूई 
खगड़िया 
बेगूसराय 
मुंगेर 

टोटल 
A + B + C का योग 


15 


11000 


16 


10000 


1000 


87000 


402000 


अनुसूची - 2 

प्रपत्र ( क ) 

आवेदन का प्रपत्र 
दिनांक 01 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये PET Bottle में भरकर मशालेदार देशी 
शराब की थोक आपूर्ति करने के लिए निविदा । 

( क ) निविदादाता का नामः 
( ख ) निविदादाता के पिता का नाम: 
( ग ) निवास , गाँव, थाना, जिला और राज्य: 
( घ ) कारोबार का स्थान और उसका पूरा पता: 
( ड ) निविदादाता अगर कम्पनी फर्म हैं तो उसके निदेशकों की एक सूची, नाम एवं पूर्ण पता के साथ अलग से 

संलग्न किया जाये । कम्पनी के सभी निदेशको का DIN. No भी उल्लेखित किया जाय । 
जमानत के रूप में प्रक्षेत्र के लिये 50, 00,000.00 (पचास लाख) रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार 
चालान की मूल प्रति / Bank draft / N. S . C / Bank Guarntee निविदा के साथ संलग्न है । 
आपूर्ति प्रक्षेत्रों के निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैकं द्वारा निर्गत किया गया 3. 00 ( तीन ) करोड़ रूपये 
की पूँजी उपलब्धता का प्रमाण - पत्र संलग्न है अथवा नही । प्रमाण पत्र संलग्न करे । 
नवीनतम दायर ( 2013 - 2014 ) आयकर रिटर्न, आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त पावती रसीद के साथ संलग्न करें, 
जो चार्टर्ड एकाउन्टटें द्वारा सत्यापित मूल प्रति होना चाहिए । ई - रिटर्न दायर करने की स्थिति में आयकर 
विभाग द्वारा रिटर्न एवं पावती रसीद , जो चार्टर्ड एकाउन्टटें द्वारा सत्यापित हो संलग्न करें 
चरित्र प्रमाण - पत्र / कम्पनी के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण - पत्र कि कम्पनी के परिसमापन 
में नहीं है संलग्न है अथवा नही । संलग्न करें 
निविदादाता के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज / लम्बित नहीं है तथा फौजदारी न्यायालय 
द्वारा वह सजायापता नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है अथवा नही । संलग्न करें 
इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता के विरूद्ध उत्पाद राजस्व का बकाया नहीं है एवं उनकी पूर्व प्रदत्त 
अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की गयी है संलग्न करें 
निविदा की कंडिका - 2 ( क ) (i एवं iii) के अनुसार तीन वर्ष का अनुभव संबंधी साक्ष्य एवं प्रमाण - पत्र संलग्न 
किया गया है अथवा नही । संलग्न करें 
निविदादाता द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें कि : 
( क ) उसकी जानकारी में सभी अभिलेख सही है । 

घोषणा 

... उपर्युक्त निविदादाता घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण , जहाँ 
तक मेरी जानकारी है , सही है और इसके द्वारा इस निविदा सूचना और प्रपत्र 27 में दी जाने वाली अनुज्ञप्तियों की 
सभी शर्तों और बंधेज का पालन करना स्वीकार करता हूँ | 


निविदादाता का हस्ताक्षर | 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 

अनुसूची - 3 

(प्रपत्र - 27 क ) 
इससे अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित स्थान में मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति । 

बिहार उत्पाद अधिनियम , 1915 की धारा 13 के उपबधों के अधीन श्री / सर्वश्री........ 
.......... निवास 

........... को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञाधारी कहा गया है) दिनांक 
............... से दिनांक ......... ..... तक की अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन इसमें इसके आगे 
उल्लिखित प्रकार का मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है : 

शर्ते 
( 1 ) इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदार देशी शराब तत्समय पर्षद् द्वारा निर्मित मानक के अनुरूप होगी 

और ऐसी सामग्रियों से बनी होगी, जैसा इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्ति 
के अस्तित्व की अवधि में किसी समय अनुज्ञाधारी अन्य सामग्रियों से बनी मसालेदार देशी शराब की विनिर्माण 
कर सकेगा यदि आयुक्त उत्पाद के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे ऐसा करने की स्वीकृति दी गई हो । 
इस अनुज्ञप्ति के अधीन इससे अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान के सिवा कहीं और मसालेदार देशी शराब 

का विनिर्माण नहीं किया जायेगा । 
( 3 ) अनुज्ञाधारी सरकार की अनुज्ञाशुल्क के रूप में प्रति वर्ष 20 ,00 ,000 (बीस लाख) रुपये का एकमुश्त अग्रिम 

भुगतान करेगा । 
मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिये संशोधित सुषव ग्रेड - 1 बिहार उत्पाद 

अधिनियम , 1915 की धारा 27 के अधीन बंध के अन्तर्गत निर्माणशाला में लाया जायेगा । 
(5 ) इस अनुज्ञप्ति के अधीन सुषव की संचय और हासकरण तथा सभी प्रकार के मसालेदार देशी शराब का 

विनिर्माण , बोतलबन्दी और निर्गमन निर्माणशाला के सरकारी प्रभारी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा । 

अनुज्ञाधारी प्रभारी पदाधिकारी की सहायता के लिये प्रत्येक निर्माणशाला में अपना प्रतिनिधि रखेगा । 
( 6 ) निर्माणशाला में प्रत्येक कमरे , के दरवाजे और स्थान के बाहरी भाग में और निर्माणशाला में रखे प्रत्येक पात्र 

पर जिस उपयोग में लाये जाने के लिये वह अभिप्रेत हो उसके अनुसार प्रत्येक कमरा , स्थान या पत्र का नाम 
तैल रंजक ( आयल पेन्ट ) से लिखा जायेगा और उसे प्रणाली कम संख्या द्वारा सुभिनिन्त किया जायेगा । 
इससे अनुबद्ध अनुसूची में निर्माणशाला के रूप में वर्णित परिसर में केवल सुषव, जल, रंजक और सुवासक 

द्रव्य तथा बोतलबंदी और पैकिंग के काम में आने वाली सामग्रियाँ रखी जायेगी । 
(8 ) स्पिरिट में मिलायी जाने वाली किसी सामग्री के पात्र पर उसकी अन्तवस्तु का सही विवरण स्पष्ट रूप से 

लिखा रहेगा । मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण के लिये प्राप्त सुषव सम्यक रूप से अन्तर्मापित सुदृढ़ कुंडों 

में संचित किया जायेगा । 
( 9 ) अनुज्ञाधारी रंजक ओर सुवासक द्रव्यों, प्राप्त सुषव, निर्माणशाला में विनिर्मित और उससे आपूर्ति मसालेदार 

देशी शराब का शुद्ध लेखा पृथक - पृथक पंजियों में संधारित करेगा । 
( 10 ) मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण में व्यवहृत सामग्रियों और इससे बनी मसालेदार देशी शराब के नमूने 

नियमावली के उपबंधो के अनुसार परीक्षण के लिये उत्पाद रसायन परीक्षक के पास भेजें जायेंगे । नमूनों को 

भेजने के व्यय का वहन और परीक्षण के लिये विहित फीस का भुगतान अनुज्ञाधारी द्वारा किया जायेगा । 
( 11 ) उत्पाद विभाग का कोई भी पदाधिकारी जो उत्पाद अवर निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का नहीं हो , इस 

अनुज्ञाप्ति में वर्णित परिसरों में पायी गई किसी शराब या सामग्री का नमूना ले सकेगा । 
(12) इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदान देशी शराब के आपूर्ति अनुज्ञाधारी के परिसारों से बिहार स्टेट 

बिवरेजेज कॉ0 को ही की जायेगी । 
(13 ) इस अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित मसालेदार देशी शराब के शक्ति वही होगी जैसा राजस्व पर्षद द्वारा 

समय - समय पर विहित होगा । 
(14) अनुज्ञाधारी जिले के समाहर्ता या उत्पाद आयुक्त द्वारा मॉग किये जाने पर राज्य के अन्दर किसी अन्य 

अनुज्ञाधारी के अनुज्ञप्ति थोक परिसर में उस अनुज्ञाधारी के खर्च पर मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति करेगा, 

जिसे ऐसी मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति की गई हो । 
( 15 ) निर्माणशाला या संचय, समिश्रण, मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति , जलापूर्ति आदि में पायी गई किसी त्रुटि 

को दूर करने का उत्पाद आयुक्त का लिखित आदेश प्राप्त होने पर अनुज्ञाधारी इस पर तुरन्त ध्यान देगा और 
आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि के अन्दर इस त्रुटि को दूर करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर वह ऐसे 
दंड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद आदेश करें और वह इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में हुए खर्च 

भी वहन करेगा । 
( 16 ) सरकार उत्पाद अधिनियम , 1915 की धारा 27 के अधीन अधिरोपित कर की दरों में परिवर्तनों का किसी भी 

प्रकार का प्रभाव अनुज्ञप्ति की शर्तों पर नहीं पड़ेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 अगस्त 2015 


( 17 ) सरकार मद्य निषेध के नीति के अनुसरण में मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण रोक देने का अधिकार 

सुरक्षित रखती है । अगर तीन महीने की पूर्व सूचना दिये जाने के बाद विनिर्माण रोक दिया जाता है तो 

अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । 
(18) अनुज्ञाधारी , आयुक्त उत्पाद द्वारा समय - समय पर निर्गत सभी समान्य या विशेष आदेशों का पालन के लिए 

आबद्ध होगा । 
( 19 ) अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के उपबंधों से और उसके अधीन बनाये गये नियमों से, जहाँ तक 

उनका उससे संबंध हो , आबद्ध रहेगा । 
( 20 ) निविदा के बंधेज और शत्रौं जिसके आधार पर यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, इसे अनुज्ञप्ति के बंधेज और 

शर्त मानी जायेंगी । 
उत्पाद विभाग का कोई भी पदाधिकारी जो अवर निरीक्षक उत्पाद की पंक्ति के नीचे का नहीं हो अनुज्ञप्ति 
परिसर में प्रवेश कर सकता है और तब तक वहीं रह सकता है जबतक उसका वहाँ रहना अपने कर्तव्यों के 
समुचित पालन के लिये आवश्यक हो और अनुज्ञाधारी किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के अनुपालन में 
बाधा नहीं पहुंचायेगा । 

टिप्पणी : - अनुज्ञाधारी या उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा इस अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का भंग , 
अपालन या उल्लंघन किये जाने पर उत्पाद अधिनियम , 1915 की धारा 42 के अन्तर्गत उसकी अनुज्ञप्ति विखंडित या 
निलंबित की जा सकेगी और उक्त अधिनियम की धारा 57 के अधीन अनुज्ञाधारी दंड का भी भागी होगा । 


समाहर्ता। 


प्रतिलेख इकरारनामा 


रारनामा 


मै श्री / सर्वश्री ...... 

ऊपरिनामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित 
और व्यक्त बंधेजों और शर्तों के निर्वहन और पालन करने के लिये अपनी ओर से और अपने वारिसों, विधिक 
प्रतिनिधियों और समूदेशितियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्ध करता हूँ । 
तारीख: 

हस्ताक्षर 
साक्षी: 


अनुसूची 


निर्माणशाला परिसर का विवरण 


सामग्री जिससे मसालेदार देशी 
शराब का विनिर्माण / निर्माण 
किया जायेगा । 


विनिर्माण की जानेवाली 
मसालेदार देशी शराब की 
गुणवत्ता । 


.. ... .. .. 


इस संबंध में पर्षद् द्वारा बतलाये 

गये नियमों से अनुबद्ध 
अनुसूची - 1 में यथाविनिर्दिष्ट । 


इस संबंध में पर्षद् द्वारा बनाये 

गये नियमों से अनुबद्ध 
अनुसूची - 2 में विनिर्दिष्ट । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 

अनुसूची - 4 
फार्म 2 ए बैंक का प्रतिवेदन 

अधिसूचित बैंक द्वारा प्रदत्त सम्पन्नता प्रमाण - प्रत्र । 
प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी एवं सूचनानुसार मेसर्स / श्री ( नाम).... 

जो हमारे बैंक के एक आदर्श ग्राहक है, और इनपर किसी व्यवसाय के लिये रु0 .................. ( अंको 
में ) ............ 

....... ( शब्दों में ) तक के लिये सक्षम माना जा सकता है । 
मेसर्स ( आवेदक का नाम ) के नाम अभी वर्तमान में इस बैंक में रु0 .....................( अंको में ) 
( शब्दों में ) की राशि जमा है एवं आवेदक को इस राशि से रु0 .............. ( अंको में ) ......... 
.... ( शब्दों में ).................... तक की अधिक राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध है । 


हस्ताक्षर एवं बैंक की मुहर । 
बैंक का नाम: 


पता: 


तिथि: 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 914 -571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


